. 


. 


. 


. 


.. 


. 


W 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 28 राँची, शुक्रवार । 

31 जनवरी , 2014 (ई० ) 
विधि (न्याय) विभाग 


अधिसूचना 
15 जनवरी , 2014 


संख्या - बी0इस्ट - 112001पार्ट -12000 - 106- जे0 - - विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 
1987 ( 1987 का अधिनियम संख्या - 39 की धारा - 6 ( 2 ) ) एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकार नियमावली- 2001 के नियम 3 ( ठ ) के अनुसरण में विधि विभागीय अधिसूचना 
संख्या -2355जे0 , दिनांक 14 अगस्त 2004 एवं अधिसूचना संख्या - 360जे0 , 
दिनांक 19 फरवरी 2007 के द्वारा मनोनीत सदस्यों को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 31 जनवरी 2014 


नियमावली के नियम 5 ( 4 ) के अनुसरण तथा सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य विधिक सेवा 
प्राधिकार के पत्रांक 799 , दिनांक 12 जुलाई 2013 , पत्रांक - 1524 , दिनांक 19 सितम्बर 2013 
एवं पत्रांक - 1879 , दिनांक 27 नवम्बर 2013 के आलोक में अगली कालावधि के लिए निम्न 
रूप से सदस्यों का मनोनयन किया जाता है : 


2 . 


झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम 
निर्देशित जिला विधिक सेवा के दो अध्यक्ष यथा 


( 1 ) 
( 2 ) 


प्रधान न्यायायुक्त , राँची 

- सदस्य 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर – सदस्य 


3 . 


झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम 
निर्देशित प्रख्यात समाज सेवक यथा 


( 1 ) 


- सदस्य 


डा0 श्रीमती हेमलता मोहन 

वाटर नं0 - 2109 , सेक्टर - 4सी० 
बोकारो स्टील सिटी , बोकारो - 827004 


4 . 


झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा 
नाम निर्देशित अधिवक्ता संघ की एक महिला सदस्य यथा 


- सदस्य 


( 1 ) श्रीमती नालिनी झा , अधिवक्ता 

झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची 


5 . 


झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम 
निर्देशित अन्य योग्य व्यकित यथा 


( 1 ) 


- सदस्य 


श्री एस0एन0 पाठक , वरिष्ठ अधिवक्ता 
हाउस नं0 - 1703जी02 
पानी टंकी रोड , हरमु हाउसिंग कालोनी, राँची - 12 


झारखंड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 31 जनवरी 2014 


6 . 


उपरोक्त सदस्यों की कालावधि अधिसूचना की तिथि से अगले 02 ( दो ) वर्षों के लिए 
होगी। 


7 . 


एतद द्वारा पूर्व निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी० बी० मंगलमूर्ति , 


सरकार के सचिव- सह-विधि परामर्शी , 


विधि (न्याय) विभाग , झारखण्ड, राँची । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 28 _ 501 


